निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


22 पौष 1938 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 39) पटना, वृहस्पतिवार , 12 जनवरी 2017 


सं ० 08 / आरोप - 01-297 / 2014-16725 सा ० प्र ० 


सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


16 दिसम्बर 2016 


श्री शिव कुमार राउत, बि ० प्र ० से ०, कोटि क्रमांक -1080 / 11 के विरूद्ध अंचलाधिकारी, नूरसराय, नालन्दा के 
पद पर पदस्थापन के दौरान लगान रसीद बही गायब होने की घटना घटित होने तथा उनके द्वारा उक्त घटना को 
गम्भीरतापूर्वक से नहीं लिये जाने एवं लापरवाही बरतने संबंधी आरोपों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार , पटना 
के पत्रांक -99, दिनांक 11.02.2013 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक -7516, दिनांक 13.12.2012 द्वारा 
प्रेषित आरोप, प्रपत्र क प्राप्त हुआ । कालान्तर में विभागीय पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी, नालन्दा के 
पत्रांक -2332 , दिनांक 01.06.2016 द्वारा कतिपय साक्ष्य उपलब्ध कराया गया । 

तदुपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 के प्रावधानों के आलोक में 
विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप , प्रपत्र क की प्रति संलग्न करते हुए 
पत्रांक -11285, दिनांक 19.08.2016 द्वारा श्री राउत से स्पष्टीकरण माँगी गयी । इस क्रम में श्री राउत ने अपना 
स्पष्टीकरण (दिनांक 20.09.2016) समर्पित किया । 

आरोप , प्रपत्र क एवं श्री राउत से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि लगान रसीद 
बही गायब होने की घटना का संज्ञान होते ही आरोपित पदाधिकारी ने अपने स्तर से मामले की त्वरित जाँच की तथा 
वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया । इस क्रम में आरोपित पदाधिकारी से मात्र यह चूक हुई की एतद्संबंधी प्रतिवेदन 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 जनवरी 2017 
भेजने के बाद उन्होंने इस दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई अथवा वरीय पदाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें 
घटनाक्रम से अवगत कराने एवं आदेश प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया । वस्तुतः लगान रसीद गायब होने के 
मामले गम्भीर प्रकृति के होते है और इस हेतु मात्र प्रतिवेदन भेजने संबंधी श्री राउत के कृत्य को पर्याप्त नहीं माना जा 
सकता है । 

अतएव सम्यक् विचारोपरांत श्री शिव कुमार राउत, बि ०प्र ० से०, कोटि क्रमांक -1080 / 11 को चेतावनी संसूचित 
की जाती है जिसे उनके चरित्र पुस्ति में दर्ज किया जायगा । 


आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक 
में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राम बिशुन राय , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 39-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


